निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख 1943 ( श ० ) 
पटना , मंगलवार , 4 मई 2021 


( सं ० पटना 317 ) 


सं 0 वि 0 ( 27 ) -पे 0 को0-51 / 2020--273 

वित्त विभाग 


संकल्प 

3 मई 2021 
विषयः- COVID - 19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्त्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत्त सरकारी 

सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के संबंध में | 

वित्त विभागीय संकल्प सं0-435 , दिनांक 27.07.2020 द्वारा COVID - 19 संक्रमण के संबंधित कर्त्तव्य में 
कार्यरत रहे मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा विहित शर्तों के अधीन अनुमान्य 
की गयी थी । 

2. सम्यक विचारोपारांत राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-435 , दिनांक 27.07.2020 के प्रावधानों 
को अगले छ : माह अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक विस्तारित किया जाता है । 

3. उक्त संकल्प के अंतर्गत " कर्तव्य के क्रम में " का तात्पर्य यह होगा कि ऐसे सरकारी कर्मी जिनकी सरकारी 
आदेश से कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य थी और उक्त कर्मी कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमित हो गये । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण 
के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लोकेश कुमार सिंह , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


